निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 आश्विन 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 685 ) पटना, मंगलवार, 28 सितम्बर 2010 


सं0 2 / रा. न. - 02 / 08 - 757 
नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

20 सितम्बर 2010 
विषयः — राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के अंतर्गत हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर शहर का 

सीवरेज निर्माण हेतु क्रमशः रु0 11362. 00 लाख, रु0 6540.00 लाख एवं रु0 7495. 00 लाख अर्थात् कुल 
रु0 25397.00 लाख के परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में । 

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) अंतर्गत हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर शहर का सीवरेज 
परियोजना के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 11362 .00 लाख , रु0 6540.00 लाख एवं रु0 7495 .00 लाख अर्थात् कुल रु0 
25397.00 लाख की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 
70 : 30 है । 

2. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी के किनारे अवस्थित हाजीपुर , बेगुसराय एवं बक्सर शहर के 
समेकित सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रणाली को विकसित करना है । इसकी कार्यान्वयन की समय - सीमा दिसम्बर, 2012 है । 

3. इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन गठित बिहार शहरी 
आधारभूत संरचना विकास निगम लि० ( BUIDCo) है । 

4. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के अंतर्गत हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर शहर का 
सीवरेज के परियोजना के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 11362. 00 लाख , रु0 6540.00 लाख एवं रु0 7495.00 लाख अर्थात् 
कुल रु0 25397.00 लाख के योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । भारत सरकार द्वारा इस 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 सितम्बर 2010 
योजना के विरूद्ध प्रथम किस्त की राशि हाजीपुर के लिए 795.00 लाख रू0, बेगुसराय के लिए रु0 405.00 लाख 
एवं बक्सर के लिए रु0 337. 00 लाख अर्थात् कुल रु0 1537. 00 लाख विमुक्त की गई है । 

5. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ( NGRBA) के अंतर्गत हाजीपुर, बेगुसराय एवं बक्सर शहर का 
सीवरेज की परियोजना के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 11362. 00 लाख , रु0 6540.00 लाख एवं रु0 7495 .00 लाख 
अर्थात् कुल रु0 25397. 00 लाख योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
आदेश: — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

डी० के० शुक्ला, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 685-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


